. 


:. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 कार्तिक, 1938 ( श०) 


संख्या- 866 राँची , शुक्रवार, 


10 नवम्बर , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- 


- 


अधिसूचना 
22 सितम्बर, 2017 


संख्या - 3/ पद-01 ( ख )-10/ 2014 का .- 10071 -- अपर निदेशक , श्रीकृष्ण लोक प्रशासन 
संस्थान , राँची के पद पर पदस्थापित श्री हीरा लाल मंडल , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 650 /03, गृह 
जिला - भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित 
जनजातीय विकास अभिकरण , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद -01 ( ख )- 10/ 2014 का .- 10072 -- बन्दोबस्त पदाधिकारी , हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री दीपक कुमार शाही , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 575/ 03, गृह जिला- मुजफ्फरपुर ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद-01( ख )- 10 / 2014 का .- 10073 -- राज्य नयाचार पदाधिकारी , मंत्रिमंडल 
सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री जॉर्ज कुमार , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 866 /03, गृह जिला - हजारीबाग ) की सेवा अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड , राँची 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 10 नवम्बर, 2017 


के आप्त सचिव (बाह्य कोटा ) के पद पर नियुक्ति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड , 
राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 3/पद-01 ( ख )-10/ 2014 का .- 10074-- श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 684/03, गृह जिला- भोजपुर ) के निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण, पलामू के पद पर पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं०- 8856 दिनांक 
9 अगस्त , 2017 को विलोपित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक राज्य नयाचार पदाधिकारी , 
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद - 01 ( ख )- 10 / 2014 का .- 10075-- अपर समाहर्ता, गढ़वा के पद पर पदस्थापित 
श्री जुल्फीकार अली, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 798 /03, गृह जिला - पलामू ) को स्थानांतरित करते 
हुए इन्हें अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्री अली का पदस्थापन उनके स्वयं के आवेदन के आधार पर किया गया है, अतएव इन्हें 
स्थानांतरण अनुदान अनुमान्य नहीं होगा | 


संख्या- 3/ पद -01( ख )-10/ 2014 का .- 10076 -- उप निदेशक कल्याण , दक्षिणी छोटानागपुर 
प्रमण्डल , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 832 के नीचे/03, 
गृह जिला- छपरा ) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, गढ़वा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 3/पद -01( ख )- 10 / 2014 का .- 10077 -- अपर नगर आयुक्त , देवघर नगर निगम , 
देवघर के पद पर पदस्थापित श्री महेश कुमार संथालिया , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 785ए /03, गृह 
जिला- भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त , धनबाद नगर 
निगम, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 3/पद- 01 ( ख)- 10 / 2014 का .- 10078 -- संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, कृषि , 
पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती स्मिता टोप्पो , 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 868 /03, गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश 
तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , पलामू के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद-01( ख )- 10/ 2014 का .- 10079-- उप सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं 
परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 724/03, गृह जिला - पटना) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक उप 
निर्वाचन आयुक्त , राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 10 नवम्बर, 2017 


संख्या- 3/ पद-01( ख )- 10 / 2014 का .- 10080-- उप निर्वाचन आयुक्त , राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती अराधना, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 830 /03, गृह 
जिला - मुजफ्फरपुर ) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक उप सचिव , स्वास्थ्य , 
चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01 ( ख )- 10/ 2014 का .- 10081 -- उप निदेशक , खाद्य , कोल्हान प्रमण्डल , 
चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 784/03, गृह जिला 
राँची) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक उप सचिव , सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद -01( ख )- 10/ 2014 का .- 10082-- अपर समाहर्ता, भूमि सुधार एवं नक्सल , 
पलामू के पद पर पदस्थापित श्री उमाशंकर प्रसाद, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 588 /03, गृह जिला 
गमला) को विभागीय संकल्प सं०- 9689 दिनांक 11 सितम्बर , 2017 द्वारा पदावनति के उपरांत 
इन्हें अगले आदेश तक सहायक निदेशक, पंचायती राज , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/पद-01( ख )-10/ 2014 का .- 10083-- श्री राजेश कुमार साहू , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला- चतरा ) अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , पिपरा ( पलामू) की सेवा ग्रामीण विकास 
विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , कोडरमा 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
ii . श्री साह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् कोडरमा जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद- 01 ( ख )- 10/ 2014 का .- 10084-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उधवा ( साहेबगंज ) 
के पद पर पदस्थापित श्री अविनाश पूर्णेन्दु, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह जिला- गया) की सेवा 
ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री पूर्णेन्दु को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् पाकुड़ जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद- 01 ( ख )-10/ 2014 का .- 10085 -- अंचल अधिकारी , राजमहल, साहेबगंज के पद 
पर पदस्थापित श्री मोहन लाल मराण्डी, झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह जिला- गोड्डा) की सेवा राजस्व 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 10 नवम्बर, 2017 


ii. श्री मराण्डी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् साहेबगंज 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 3/पद-01( ख )-10/ 2014 का .- 10086-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , धनबाद सदर के पद 
पर पदस्थापित श्री राम प्रवेश कुमार , झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित बैच , गृह जिला- लोहरदगा) को 
स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 
ii . श्री मराण्डी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् पाकुड़ जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 3/ पद -01( ख )- 10/ 2014 का .- 10087 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी , जामताड़ा सदर के 
पद पर पदस्थापित श्री महेन्द्र मांझी, झा०प्र०से० ( द्वितीय सीमित बैच , गृह जिला- गोड्डा) को 
स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ सदर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 
ii. श्री मांझी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् पाकुड़ सदर के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 3/पद-01( ख )-10/ 2014 का .- 10088 -- कार्यपालक दंडाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम 
( अतिरिक्त प्रभार विशेष पदाधिकारी , मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति , मानगो ) के पद पर पदस्थापित 
श्री संजय कुमार , झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच , गृह जिला - उत्तर प्रदेश) को विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर 
अधिसूचित क्षेत्र समिति , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा अगले आदेश तक नगर विकास 
एवं आवास विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है | 


संख्या - 3/ पद-01 ( ख )-10/ 2014 का .- 10089 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी , मधुपुर , देवघर के पद 
पर पदस्थापित श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता , झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला - राँची) को विशेष 
पदाधिकारी , मानगो नगर निगम, मानगो के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा अगले आदेश तक नगर 
विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


___ संख्या - 3/पद-01( ख )-10/ 2014 का .- 10090 -- व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान 
( सर्ड), हेहल , राँची के पद पर पदस्थापित श्री प्रभाष कुमार दत्ता , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह जिला 
राँची) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii . श्री दत्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् बोकारो जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 10 नवम्बर, 2017 


iii. श्री दत्ता का पदस्थापन उनके स्वयं के आवेदन के आधार पर किया गया है, अतएव इन्हें 
स्थानांतरण अनुदान अनुमान्य नहीं होगा | 
2. जिन पदाधिकारियों के स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है परन्तु 
यदि उनका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं किया गया है, वे कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड , राँची में योगदान सुनिश्चित करेंगे । 
3. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा 
सितम्बर , 2017 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 
4. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित /पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की 
कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 866- 50 


